निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 43 


5 कार्तिक, 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

27 अक्तूबर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 


पुर: स 


या 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 

और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप ० -इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

15-15 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


सूचनाएं 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

1 सितम्बर 2010 
सं ० 423 नि0-24 वीं / 25 वीं / 26 वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित 
परिक्ष्यमान मुंसिफों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव 
से संपुष्ट की जाती है । 
क्रमांक पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


1 . 


30.01.10 


श्री पन्ना लाल 
न्यायिक दंडाधिकारी, विक्रमगंज ( 24 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री राजेन्द्र चौबे 
मुंसिफ , गया ( 24 वीं न्यायिक सेवा) 


2 . 


21.06.09 


3. 


श्री संजय कुमार 


26.04.08 


4 . 


12.01.07 


मुसिफ , पटना (25 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री राज नारायण निगम 
मुंसिफ , समस्तीपुर ( 25 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री कृष्ण प्रताप राणा 
मुंसिफ , नवादा ( 25 वीं न्यायिक सेवा) 


5 . 


29.09.07 


6 . 


श्री धीरेन्द्र कुमार 


07.01.10 


7 . 


02.01.10 


8 . 


08.10.09 


9 . 


10.10.09 


10 . 


न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री राजीव कुमार भारती 
न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री अक्षय कुमार सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना (26 वीं न्यायिक सेवा ) 
श्री आशुतोश राय 
न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री संतोश 

कुमार 
न्यायिक दंडाधिकारी, मसौढ़ी ( 26 वीं न्यायिक सेवा ) 
सुश्री नमिता चन्द्रा 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
सुश्री नूर सुल्ताना 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री आनन्द कुमार सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 


05.10.09 


11 . 


11.10.09 


12. 


10.10.09 


13. 


1 


05.10.09 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


3 


क्रमांक 


पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


14. 


10.10.09 


15. 


15.10.09 


16. 


11.10.09 


17. 


10.10.09 


18. 


12.10.09 


19. 


26.10.09 


20 . 


04.01.10 


21. 


12.10.09 


22. 


12.10.09 


श्री वीरेन्द्र 

कुमार चौबे 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटनासिटी ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
सुश्री ज्योति कुमारी 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
सुश्री मौसमी सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
सुश्री कल्पना श्रीवास्तव 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री देशमुख 
मुंसिफ , विरौल, बेनीपुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री दिनेश कुमार प्रधान 
मुंसिफ , दरभंगा (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री मनीष द्विवेदी 
न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री कुमार गुंजन 
न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री उमेश मणि त्रिपाठी 
न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री ब्रजेश कुमार पाठक 
न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया (26 वीं न्यायिक सेवा) 
सुश्री ऋचा भार्गव 
न्यायिक दंडाधिकारी, गया ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री राजा राम संतोष कुमार 
न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री नीरज कुमार -1 
मुंसिफ , जहानाबाद ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
कुमारी एयाति सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर (26 वीं न्यायिक सेवा ) 
श्री मुकेश कुमार-|| 
न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (26 वीं न्यायिक सेवा ) 
सुश्री रजनी कुमारी 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना (26 वीं न्यायिक सेवा ) 
सुश्री प्रतिभा 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना (26 वीं न्यायिक सेवा ) 
सुश्री रंजुला भारती 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 


23. 


08.10.09 


24. 


10.10.09 


25. 


11.10.09 


26. 


08.10.09 


27 . 


09.10.09 


28 . 


05.10.09 


29. 


06.10.09 


30 . 


09.10.09 


31 . 


11.10.09 


4 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


क्रमांक 


पदाधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


32. 


10.10.09 


33. 


12.10.09 


34. 


09.10.09 


35. 


09.10.09 


36 . 


08.10.09 


37. 


11.10.09 


38. 


08.10.09 


39. 


08.10.09 


श्री निशिकान्त ठाकुर 
मुंसिफ, भागलपुर ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री सुधीर सिन्हा 
न्यायिक दंडाधिकारी, बिरौल, बेनीपुर ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री अभिशेक कुमार भान 
न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर ( 26 वीं न्यायिक सेवा ) 
श्री बृजेन्द्र कुमार राय 
न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर ( 26 वीं न्यायिक सेवा ) 
श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय 
न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री विनय शंकर 
न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री पुष्पम कुमार झा 
न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री प्रीतम कुमार रतन 
न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री सोवेश चन्द्र शर्मा 
न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री शशि भूषण कुमार 
न्यायिक दंडाधिकारी, हिलसा ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री प्रभाकर झा 
न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री राकेश कुमार रजक 
न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा ( 26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री कृष्ण 

गोपाल 
न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर (26 वीं न्यायिक सेवा) 
श्री अशोक कुमार-|| 
न्यायिक दंडाधिकारी, शेखपुरा (26 वीं न्यायिक सेवा ) 
श्री संजीव कुमार पाण्डेय 
न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया (26 वीं न्यायिक सेवा) 


40 . 


08.10.09 


41. 


06.10.09 


42. 


12.10.09 


43. 


06.10.09 


44. 


08.10.09 


45. 


09.10.09 


46. 


08.10.09 


इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जाएगा । 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 


Par JC, 27 3alet 2010 


5 


The 1st September 2010 
No. 423A— The services of following Probationary Munsifs (Civil Judge, Jr. Div.) appointed on 
the basis of the result of 24th / 25th / 26th Judicial Service Competitive Examination are hereby 
confirmed w.e.f. the dates indicated against their respective names in column no . 3 . 
Sl. No. Name, designation and place of posting of the officer 

Date of 
confirmation 


1 


2 


3 


1 . 


30.1.10 


2 . 


21.6.09 


3 . 


26.4.08 


4 . 


12.1.07 


5 . 


29.9.07 


6 . 


7.1.10 


7 . 


2.1.10 


8 . 


8.10.09 


9 . 


10.10.09 


Sri Panna Lal 
J.M. I, Bikramganj (24th Judicial service ) 
Sri Rajendra choubey 
Munsif, Gaya (24th Judicial service ) 
Sri Sanjay Kumar 
Munsif , Patna (25th Judicial service ) 
Sri Raj Narayan Nigam 
Munsif, Samastipur ( 25th Judicial service) 
Sri Krishna Pratap Rana 
Munsif , Nawadah (25th Judicial service ) 
Sri Dhirendra Kumar 
J.M.I , Siwan (26th Judicial service ) 
Sri Rajeev Kumar Bharti 
J.M.I, Muzaffarpur ( 26th Judicial service ) 
Sri Akshay Kumar Singh 
J.M.I, Patna ( 26th Judicial service ) 
Sri Ashutosh Roy 
J.M. I, Barh ( 26th Judicial service ) 
Sri Santosh Kumar 
J.M.I, Masaurhi (26th Judicial service ) 
Ms. Namita Chandra 
J.M.I, Patna ( 26th Judicial service ) 
Ms. Noor Sultana 
J.M. I, Patna (26th Judicial service ) 
Sri Anand Kumar Singh I 
J.M. I, Patna ( 26th Judicial service ) 
Sri Virendra Kumar Choubey 
J.M. I, Patnacity (26th Judicial service ) 
Ms. Jyoti Kumari 
J.M. I, Patna (26th Judicial service) 
Ms. Maushami Singh 
J.M. I, Patna ( 26th Judicial service) 
Ms. Kalpana Srivastava 
J.M. I, Patna (26th Judicial service ) 


10 . 


5.10.09 


11 . 


11.10.09 


12 . 


10.10.09 


13 . 


5.10.09 


14 . 


10.10.09 


15 . 


15.10.09 


16 . 


11.10.09 


17 . 


10.10.09 


6 


Par JC, 27 31ode 2010 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the officer 


Date of 
confirmation 


1 


2 


3 


18 . 


Sri Deshmukh 


12.10.09 


19 . 


26.10.09 


20 . 


4.1.10 


21. 


12.10.09 


22 . 


12.10.09 


23 . 


8.10.09 


24 . 


10.10.09 


25 . 


11.10.09 


26 . 


8.10.09 


Munsif , Biraul at Benipur (26th Judicial service ) 
Sri dinesh Kumar Pradhan 
Munsif, Darbhanga ( 26th Judicial service ) 
SriManish Dwivedi 
J.M.I, Hajipur (26th Judicial service ) 
Sri Kumar Gunjan 
J.M.I, Hajipur (26th Judicial service ) 
Sri Umesh Mani Tripathi 
J.M. I, Bettiah ( 26th Judicial service ) 
Sri Brajesh Kumar Pathak 
J.M.I, Gaya ( 26th Judicial service ) 
Ms. Richa Bhargava 
J.M.I, Gaya ( 26th Judicial service ) 
Sri Raja Ram Santosh Kumar 
J.M. I, Bhagalpur (26th Judicial service ) 
Sri Neeraj Kumar I 
Munsif , Jehanabad (26th Judicial service ) 
Kumari Kheati Singh 
J.M.I, Samastipur (26th Judicial service ) 
SriMukesh Kumar II 
JudicialMagistrate Ist Class, Muzaffarpur ( 26th Judicial service ) 
Ms. Rajni Kumari 
Judicial Magistrate Ist Class, Patna ( 26th Judicial service ) 
Ms. Pratibha 
Judicial Magistrate Ist Class , Patna (26th Judicial service ) 
Ms. Ranjula Bharti 
Judicial Magistrate Ist Class, Patna ( 26th Judicial service ) 
Sri Nishikant Thakur 
Munsif , Bhagalpur (26th Judicial service ) 
Sri Sudhir Sinha 
JudicialMagistrate Ist Class, Biraul at Benipur 
( 26th Judicial service ) 


27 . 


9.10.09 


28 . 


5.10.09 


29 . 


6.10.09 


30 . 


9.10.09 


31. 


11.10.09 


32 . 


10.10.09 


33 . 


12.10.09 


34 . 


9.10.09 


Sri Abhishik Kumar Bhan 
Judicial Magistrate Ist Class, Hajipur (26th Judicial service ) 
Sri Brijendra Kumar Ray 
JudicialMagistrate Ist Class , Daudnagar (26th Judicial service ) 


35 . 


.10.09 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


7 


SI.No. 


Name, designation and place of posting of the officer 


Date of 
confirmation 


-- 


2 


3 


36. 


8.10.09 


37. 


11.10.09 


38. 


8.10.09 


39 . 


8.10.09 


40 . 


8.10.09 


41. 


6.10.09 


Sri Ashutosh Kumar Upadhyaya 
Judicial Magistrate Ist Class , Bhabhua (26th Judicial service ) 
Sri Vinay Shankar 
Judicial Magistrate Ist Class, Darbhanga( 26th Judicial service ) 
Sri Pushpam Kumar Jha 
Judicial Magistrate Ist Class, Katihar ( 26th Judicial service ) 
Sri Pritam Kumar Ratan 
JudicialMagistrate Ist Class, Katihar ( 26th Judicial service ) 
Sri Sauvesh Chandra Sharma 
JudicialMagistrate Ist Class, Danapur (26th Judicial service ) 
Sri Shashi Bhushan Kumar 
Judicial Magistrate Ist Class , Hilsa ( 26th Judicial service ) 
Sri Prabhakar Jha 
Judicial Magistrate Ist Class, Jhanjharpur ( 26th Judicial service) 
Sri Rakesh Kumar Rajak 
Judicial Magistrate Ist Class, chapra ( 26th Judicial service ) 
Sri Krishna Gopal 
Judicial Magistrate Ist Class , Samastipur ( 26th Judicial service ) 
Sri Ashok Kumar II 
Judicial Magistrate Ist Class, Sheikhpura ( 26th Judicial service ) 
Sri Sanjeev Kumar Pandey 
Judicial Magistrate Ist Class , Khagaria ( 26th Judicial service ) 


42. 


12.10.09 


43. 


6.10.09 


44. 


8.10.09 


45 . 


9.10.09 


46 . 


8.10.09 


Their inter - se -seniority will be decided later on . 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


1 सितम्बर 2010 
सं ० 424 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री कमलदेव सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
मोतिहारी, श्री राज किशोर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय एवं श्री परशुराम शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, गोपालगंज की सेवायें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन पेसु क्षेत्र, पटना, मगध क्षेत्र, गया एवं तिरहुत क्षेत्र , 
मुजफ्फरपुर के लिए गठित विशेष न्यायालय में अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के 
सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 1st September 2010 
No. 424 A- On being relieved of his present assignment, the services of Sri Kamal Deo Singh , 
Additional District and Sessions Judge , Motihari, Sri Raj Kishore Singh , Additional District and Sessions 
Judge, Begusarai and Sri Parsuram Shukla , Additional District and Sessions Judge , Gopalganj are placed 


8 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


at the disposal of the State Government in the Department of General Administration , Patna for his 
appointment as Presiding Officer, Special Court , PESU Area , Patna , Magadh Area , Gaya and Tirhut 
Area , Muzaffarpur respectively under the Bihar State Electricity Board for a maximum period of three 
years . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


3 सितम्बर 2010 
सं ० 425 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री ब्रज किशोर प्रसाद गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
भोजपुर, आरा, की सेवायें राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना के निबंधक के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के 
सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 3rd September 2010 
No. 425 A- On being relieved of his present assignment, the services of Sri Braj Kishore Prasad 
Gupta , District and Sessions Judge , Bhojpur at Arrah , are placed at the disposal of the State Government 
in the Department of General Administration , Patna on his appointment as the Registrar, State 
Commission , Consumer Forum , Patna , on deputation basis for a maximum period of three years. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 सितम्बर 2010 
सं ० 426 नि 0 - श्री बिरेन्द्र कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा, को औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

बी 0 बी 0 पाठक, महानिबंधक । 
The 6th September 2010 
No. 426 A- Sri Birendra Kumar, District and Sessions Judge, Madhepura is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Aurangabad. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 सितम्बर 2010 
सं ० 427 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित किए जाने पर श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सम्प्रति निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के रूप में 
स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 6th September 2010 
No. 427 A- On being relieved of his present assignment, Sri Vishweshwar Nath Mishra, District 
and Sessions Judge, presently Registrar, State Commission , Consumer Protection , Patna is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Patna . 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 सितम्बर 2010 
सं 0 428 नि 0 श्री रमेश तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद , को सिवान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 
रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बी ० बी ० पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


9 


The 6th September 2010 
No. 428 A- Sri Ramesh Tiwary, District and Sessions Judge, Aurangabad is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Siwan . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 सितम्बर 2010 
सं० 429 नि 0 - श्री अमलेन्दु कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीवान, को मधेपुरा के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बी ० बी ० पाठक, महानिबंधक । 
The 6th September 2010 
No. 429 A- Sri Amlendu Kumar Sinha, District and Sessions Judge, Siwan is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Madhepura . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 सितम्बर 2010 
सं ० 430 नि 0 - श्री अमर नाथ सहाय , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाजीपुर को श्री ब्रज किशोर प्रसाद गुप्ता 
के स्थान पर भोजपुर स्थित आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बी 0 बी 0 पाठक, महानिबंधक । 
The 6th September 2010 
No. 430 A- Sri Amar Nath Sahay, Principal Judge, Family court , Hajipur, is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Arrah vice Sri B.K.P. Gupta . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


7 सितम्बर 2010 
सं ० 432 नि 0 - श्री अरबिंद माधव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा , को पूर्णिया के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

न्यायालय की पूर्व अधिसूचना सं 0 384 नि 0 दिनांक 17 अगस्त 2010 जिसके द्वारा श्री अरविंद माधव, अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा, को उसी रूप में कटिहार स्थानांतरित किया गया था , को अब वापस लिया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बी ० बी ० पाठक, महानिबंधक । 
The 7th September 2010 
No. 432 A — Sri Arbind Madhav , Additional District and Sessions Judge , Bagaha , is transferred 
and posted as Additional District and Sessions Judge of Purnea . 

Court s earlier Notification No. 384 A dated 17th August 2010 whereby Sri Arbind Madhav , 
Additional District and Sessions Judge, Bagaha, was transferred to Katihar as such, is now recalled. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


8 सितम्बर 2010 
सं ० 435 नि 0 - निम्नलिखित परीक्ष्यमान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ 3 
में अंकित तिथि से बिहार वरीय न्यायिक सेवा संवर्ग में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सम्पुष्ट किया जाता है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना 

सम्पुष्टि की तिथि 
1 . श्री मोहम्मद खुर्शीद आलम, 

30.5.1998 
सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग , पटना 


10 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


क्रम संख्या 


पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना 


सम्पुष्टि की तिथि 


2 . 


2.6.1998 


3 . 


31.5.1998 


4 . 


31.5.1998 


5 . 


29.5.1998 


6 . 


27.5.1998 


7 . 


2.6.1998 


8 . 


28.5.1998 


श्री विनोद कुमार सिन्हा 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर । 
श्री रंजन कुमार सान्याल 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा । 
श्री रमेश तिवारी 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान । 
श्री संजय प्रिया 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर । 
श्री बृज किशोर प्रसाद गुप्ता, 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , आरा । 
श्री अरूण कुमार 
निबंधक (नियुक्ति ), उच्च न्यायालय, पटना । 
श्री संजय कुमार 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी । 
श्री प्रकाश चन्द्र जयसवाल 
निबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय, पटना । 
सुश्री गीता वर्मा, 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद । 
श्री रामश्रेष्ठ राय 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, मोतिहारी । 
श्री अखिलेश 

कुमार 

जैन , 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , आरा । 
श्री कृष्णा कान्त त्रिपाठी 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा । 
श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भभुआ । 
श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी । 


9 . 


31.5.1998 


10 . 


27.5.1998 


11 . 


11.9.2004 


12. 


12.9.2004 


13. 


12.9.2004 


14. 


17.9.2004 


15. 


15.9.2004 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बी ० बी ० पाठक , महानिबंधक । 
The 8th September 2010 
No. 435 A — The following District and Sessions Judges on probation , are confirmed in the rank 
of Additional District and Sessions Judge in the Cadre of Bihar Superior Judicial Service with effect from 
the dates noted against their respective names. 
SI. Name of the Officer with designation and present 

Date of Confirmation 
No. 

place of posting 
1 . Sri Md. Khurshid Alam 

30.5.1998 
Member Secretary , Bihar State Law Commission , Patna 
2 . Sri Vinod Kumar Sinha 

2.6.1998 
District and Sessions Judge , Samastipur. 
3 . Sri Ranjan Kumar Sanyal 

31.5.1998 
District and Sessions Judge , Saharsa . 
4 . Sri Ramesh Tiwari 

31.5.1998 
District and Sessions Judge, Siwan . 
5 . Sri Sanjay Priya 

29.5.1998 
District and Sessions Judge , Hajipur. 
6 . Sri BrajKishore Prasad Gupta 

27.5.1998 
District and Sessions Judge, Ara . 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


11 


Date of Confirmation 


SI. 
No. 
7 . 


2.6.1998 


8 . 


28.5.1998 


9 . 


31.5.1998 


10 . 


27.5.1998 


Name of the Officer with designation and present 

place of posting 
Sri Arun Kumar 
Registrar (Appointment) Patna High Court, Patna 
Sri Sanjay Kumar 
District and Sessions Judge, Sitamarhi. 
Sri Prakash Chandra Jaiswal 
Registrar (Administration ) Patna High Court, Patna . 
Miss Geeta Verma 
District and Sessions Judge , Jehanabad 
Sri Ram Shrestha Roy 
Principal Judge , Family Court, Motihari. 
Sri Akhilesh Kumar Jain 
Principal Judge, Family Court, Arrah. 
Sri Krishna Kant Tripathi 
District and Sessions Judge, Nawadah . 
Sri Harendra Nath Tiwary 
District and Sessions Judge, Bhabhua . 
SriGyaneshwar Srivastava 
District and Sessions Judge, Madhubani. 


11. 


11.7.2004 


12 . 


12.9.2004 


13 . 


12.9.2004 


14. 


17.9.2004 


15 . 


15.9.2004 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


20 सितम्बर 2010 
सं ० 449 नि 0 - श्री संजय प्रिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हाजीपुर स्थित वैशाली को उनके पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक (निगरानी) नियुक्त किया 
जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से . 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 20th September 2010 
No. 449 A —Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Sanjay Priya, District and 
Sessions Judge, Vaishali at Hajipur as Registrar ( Vigilance ), Patna High Court, Patna with effect from the 
date he assumes charge of his Office . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 

B.B. PATHAK , Registrar General. 


25 सितम्बर 2010 
सं ० 458 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) 
को तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं | अ ) नए स्थान का पदनाम 
क्रम 

स्थानांतरण की 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
संख्या 

श्रृंखला 
जजी सहित 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
1 . श्री प्रशांत कुमार झा , अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य के 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

ब ) बेनीपुर स्थित बिरौल 
बेनीपुर ( दरभंगा ) 

स ) दरभंगा 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 


रूप में 


12 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


The 25th September 2010 
No. 458A - The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column no . 
2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested with necessary 
Magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table : 

1 . Designation at the new station . 
Name of the Officer with 
SI. 

2 . Place where the Officer is to be stationed . Chain of 
designation and place of 
No. 3. Name of the Judgeship in which 

transfer 
posting with Judgeship 

appointed on transfer. 
1 2 

3 

4 
1. Sri Prashant Kumar Jha, 

( a) Judicial Magistrate 
Judicial Magistrate , (b ) Biraul at Benipur 

Additional 
Benipur (Darbhanga ) (c ) Darbhanga 

help 


As an 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


25 सितम्बर 2010 
सं ० 459 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अर्न्तगत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक 
न्यायाधीश , कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
1 . श्री प्रशांत कुमार झा , 

दरभंगा 
न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपुर 
जिनका स्थानांतरण बेनीपुर स्थित बिरौल के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है । 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 25th September 2010 
No. 459 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Magistrate (Civil Judge, Junior Division ) named in column no.2 of the table given below , the powers of a 
Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against his name in column no.3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation and present 

Name of the District 
place of posting 
1 . Sri Prashant Kumar Jha, 

Darbhanga 
JudicialMagistrate , Benipur, 
Under orders of transfer to Biraul at Benipur as Judicial 
Magistrate 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


25 सितम्बर 2010 
सं ० 460 नि 0 श्री अजित कुमार ओझा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी, को पटना के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बी ० बी ० पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


w 


The 25th September 2010 
No. 460 A- Sri Ajit Kumar Ojha, Additional District and Sessions Judge, Madhubani, is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna . 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


25 सितम्बर 2010 
सं ० 461 नि0- श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद, को पटना के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 25th September 2010 
No. 461 A- Sri Basistha Narain Singh, Additional District and Sessions Judge, Aurangabad , 
is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


25 सितम्बर 2010 
सं ० 462 नि0— श्री रमेश चन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा , को पटना के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

बी 0 बी 0 पाठक, महानिबंधक । 
The 25th September 2010 
No.462 A — Sri Ramesh Chandra Singh , Additional District and Sessions Judge, 
Madhepura , is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


25 सितम्बर 2010 
सं ० 463 नि0- श्री राम लखन यादव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना, को मधेपुरा के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बी 0 बी 0 पाठक , महानिबंधक । 
The 25th September 2010 
No.463 A- Sri Ram Lakhan Yadav, Additional District and Sessions Judge, Patna, is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Madhepura . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


29 सितम्बर 2010 
सं ० 481 नि0— श्री अब्दुल सलाम , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़ को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 
माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से, 

बी ० बी ० पाठक , महानिबंधक | 

The 29th September 2010 
No. 481 A- Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Abdul Salam, Additional 
District and Sessions Judge , Barh as Officer on Special Duty , Patna High Court , Patna with effect from 
the date he assumes charge of his Office . 

By order of the Hon ble the Chief Justice, 

B.B. PATHAK , Registrar General. 


14 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार (पशुपालन ) 


अधिसूचना 

20 अक्तूबर 2010 
सं ०1 स्था 0 (1) 220 / 2006 प0पा0-4251 — वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685 वि 0(2) दिनांक 25 जून 2003 तथा 
अधिसूचना सं0 1802 दिनांक 23 मार्च 2006 के आलोक में बिहार पशुपालन सेवा वर्ग -2 (चारा संवर्ग) के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित 
वृति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतनमान 10,000-325-15,200 रु 0 में उनके नाम के सामने 
स्तम्भ- 6 में अंकित तिथि के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

देय प्रोन्नति की तिथि 
वरीयता 
पदाधिकारी का नाम 

द्वितीय 
सं ० क्रमांक 

तिथि 

ए 0 सी 0 पी 0 ए 0 सी ० पी ० 


क्र ० 


जन्म 


प्रथम 


N 


1 


3 


4 


6 


7 


1 


5 


श्री सोने लाल महतो, सेवा निवृत , चारा विकास पदाधिकारी, चारा 
उत्पादन एवं प्रत्यक्षण योजना सामुदायिक विकास प्रखण्ड, पटना । 


01-07 
1944 


09.08. 1999 


अदेय 


2 


7 


22.01 . 
1942 


09.08. 1999 


अदेय 


श्री शोभाकान्त ठाकुर , सेवा निवृत्त चारा उत्पादन पदाधिकारी, 
विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना । 
श्री राम नरेश शर्मा, सेवा निवृत्त , चारा विकास पदाधिकारी, चारा 
उत्पादन एवं प्रत्यक्षण योजना सामुदायिक विकास प्रखण्ड, 


3 


8 


07-01 
1943 


09.08. 1999 


अदेय 


पटना । 


1. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या -1802 दिनांक 23 मार्च 2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों 
का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i ) के अनुसार किया जायेगा । 

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार / वित्त ( वैयक्तिक दावा निर्धारण 
कोषांग) विभाग, बिहार , पटना, विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता / विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधित सक्षम आदेश का दृष्टिपथ में रखते 
हुए, निर्गत करेंगे । 

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी 
को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की 
वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय नारायण सिंह ,विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

32-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 27 अक्तूबर 2010 


15 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

4 अक्तूबर 2010 
सं0 3 / क 0 म0 आ0-102 / 05–4477 - समाज कल्याण विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना सं0-2924 दिनांक 8 
जुलाई 2010 द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन के फलस्वरूप श्रीमती कहकशॉ परवीन, मो o + पो 0 - ईशादचक , 
जिला - भागलपुर (पूर्व महापौर, भागलपुर) को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था । 

श्रीमती कहकशॉ परवीन , अध्यक्ष , बिहार राज्य महिला आयोग , पटना द्वारा समर्पित त्यागपत्र के आवेदन 
दिनांक 30 सितम्बर 2010 को बिहार राज्य महिला आयोग , अधिनियम 1999 की धारा -4 के कंडिका -2 में 
निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर0 एन 0 झा 0, संयुक्त सचिव । 


1 . 


2 . 


समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


शुद्धि - पत्र 

30 सितम्बर 2010 
सं ० 10 / प्र 0 गृ ० स्था0-16 / 2006-2053 — समाज कल्याण विभाग के अधिसूचना संख्या 1778 दिनांक 30 
अगस्त 2010 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गयी है । अधिसूचना के 
क्रमांक -6 में डॉ 0 निशीचन्द्र किंजल्क अंकित है जबकि उनका वास्तविक नाम - डॉ ० निशीन्द्र किंजल्क है । कमांक 
6 पर " डॉ 0 निशीन्द्र किंजल्क " शुद्ध रूप में पढ़ा जाय । 
अधिसूचना संख्या 1778 दिनांक 30 अगस्त 2010 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
रामलखन रविदास, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 32-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


